1180 


HARYANA GOVT GAZ ., MAY 17, 1983 (VYSK. 27, 1905 SAKA) 


( PART I 


श्रम एवं रोजगार विभाग 


दिनांक , फरवरी 6 , 1983 


क्रमांक 12( 432)-80-3 रोज. - हरियाणा के राज्यपाल इनके द्वारा हरियाणा सरकार के श्रम एवं रोजगार विभाग 
की अधिसूचना संस्था 12( 432)-80-3 रोज. दिनांक 1 सितम्बर, 1981 के अनुसार गठित जिला रोजगार समिति, रोहतक के 
क्रम संख्या 22, 23, व 24 पर लिखित सदस्यों के स्थान पर निम्नलिखित तीन सदस्य नियुक्त करते हैं । 


1. श्रीमती करतारी देवी, एम . एल . ए . कलानौर 


( रोहतक ) 


2. चौ . हुकम सिंह, एम . एल.ए., सालहावास 


3. श्री बनारसी दास , एम.एल.ए., झज्जर 


( रोहतक ) 


अशोक पाहवा , 


आयुक्त एवं सचिव , हरियाणा सरकार, 

श्रम एवं रोजगार विभाग । 


सिंचाई एम विजली विभाग 
दिनांक 3 मई , 1983 


क्रमांक 4/ 14/ 83-1 एम . आई. एंड पी .--हरियाणा सरकार विजली उपक्रम ( देय वसूली) अधिनियम 1970 की धारा -2: 
के खण्ड (ङ ) द्वारा प्रदान की गई शक्ति यों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
हरियाणा के राज्यपाल , इसके द्वारा हरियाणा सरकार विजली उपक्रम (देय वसूली ) अधिनियम 1970 तथा उसके अधीन बनाए 
गए नियमों के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के सभी कार्यकारी इन्जीनियरों (प्रचालन 
मापरेशन ) को उनकी अधिकारिता के क्षेत्र के भीतर विहित प्राधिकारी ( प्रेस्काइब्ड प्राथोरिटी ) के कृत्यों का पालन करने 
के लिए प्राधिकृत करते हैं । 


एस ० जी ० 


सुन्दरम , 


आयुक्त एवं सचिव हरियाणा सरकार, 

सिंचाई एवं बिजली विभाग । 


9003CS ( H ) -Govt . Press, U.T. Chd . 


